सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 364 राँची , गुरुवार , 


13 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

4 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 


अधिसूचना 
2 अप्रैल , 2018 


पत्रांक : 9 / RCH - 623 / 17-38 ( HSN ) -- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 
( पी ० सी ० पी ० एन ० डी ० टी ० ) 1994 की धारा 17 के उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) के साथ पठित खण्ड ( क ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा संबंधित जिला के 
उपायुक्त को जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है । उपायुक्त जिले 
के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के 
क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायता करने के लिए जैसा कि आवश्यक समझा जाय नामित कर 
सकते है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 4 अगस्त , 2022 


यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

पूर्व की अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे , 

प्रधान सचिव , 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 364-50 


